- 


- - 


- - 


पजिस्ट्री सं. डी. एल. - 33002/ 99 


REGISTERED NO . D .L . — 33002 / 99 


. भारत सरकार 
GOVERNMENT OF INDIA 


A 


दिल्लीराजपान 


srirmins 


सत्यमेव जयते 


Delhi Gazette 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


- - -- - 


- - - - ---- - ........... - - - - - 


- - - - - -- . .. - - -: --.. 


सं. 131 
No. 131 


दिल्ली , मंगलवार , जनवरी 21 , 2014 /माघ 1 , 1935 
DELHI, TUESDAY, JANUARY 21, 2014/ MAGHA 1, 1935 


[ रा. रा . रा. क्षे. दि . सं. 224 

[ N. C. T. D . No. 224 


- : - : 


%3 


- 


- - 


D 


%3 


. . 


. 


. 


- 


- - 


D 


. 


. 


. 


. . 


. . . 


भाग - IV 

PART - IV 

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र , दिल्ली सरकार 
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 


वित्त ( राजस्व - 1 ) विभाग 

अधिसूचनाएं 

दिल्ली , 21 जनवरी , 2014 
सं . फा . 3 (14) / वित्त ( राजस्व - 1 )/ 2012 - 13 / डी एस VI / 68. — दिल्ली मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 47 
के साथ पठित दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम , 2004 ( 2005 का दिल्ली अधिनियम 3 ) की धारा 66 की उप - धारा ( 2 ) के खंड ( क ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल , मूल्य संवर्धित कर आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र , दिल्ली 
सरकार की उक्त अधिनियम के प्रशासन में सहायता करने के लिए निम्नलिखित अधिकारियों को पद ग्रहण की तिथि से नियुक्त करते हैं ; 
अर्थात् : -- 
अधिकारी का नाम कार्यभार की तिथि 

पदनाम 
श्री / श्रीमती/ कु . 
योगेश पाल सिंह 27- 8 - 2013 

मूल्य संवर्धित कर अधिकारी 
कृष्ण वीर 5 - 9 - 2013 

मूल्य संवर्धित कर अधिकारी 
सुरेन्द्र कुमार 30 - 8 - 2013 

मूल्य संवर्धित कर अधिकारी 
आर. पी . अग्रवाल 22- 8 - 2013 

मूल्य संवर्धित कर अधिकारी 


क्र . सं. 


.. 


FINANCE (REVENUE- I) DEPARTMENT 


NOTIFICATIONS 
Delhi, the 21 st January, 2014 


No . F. 3 (14)/ Fin . ( Rev .- 1/ 2012- 13/ dsVI / 68. - In exercise of the powers conferred by clause ( a ) of 
sub -section (2 ) of Section 66 of the Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 3 of 2005 ), read with rule 47 ofthe Delhi Value 
Added Tax Rules, 2005 , the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint the following 
officers, with effect from the date of assumption of charge to assist the Commissioner of Value Added Tax , Government of 
National Capital Territory of Delhi, inthe administration of the said Act, namely :-- - 
275 DG/2014 


( 1 ) 


- 


- 


PART IVI 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


Si. 


Appointed as 


Name of the Officer 

Sh./ Smt./ Ms. 


Date of physical 
joining in DT & T 


No. 


। 


Yogesh Pal Singh 
Krishan Veer 
Surinder Kumar 
R .P. Aggarwal 


27- 08 - 2013 
05 - 09 - 2013 
30 -08 -2013 
22- 08 -2013 


Value Added Tax Officer 
Value Added Tax Officer 
Value Added Tax Officer 
Value Added Tax Officer 


सं. फा . 3 (14) / वित्त ( क . एवं स्था . )/ 2009 - 10 / डी एस VI / 67. — दिल्ली मूल्य संवर्धित कर नियमावली , 2005 के नियम 
47 के साथ पठित दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम , 2004 ( 2005 का दिल्ली अधिनियम 3 ) की धारा 66 की उप - धारा ( 2 ) के खंड ( क ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र , दिल्ली के उपराज्यपाल , मूल्य संवर्धित कर आयुक्त , राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र , दिल्ली 
सरकार की उक्त अधिनियम के प्रशासन में सहायता करने के लिए निम्नलिखित अधिकारियों को पद ग्रहण की तिथि से नियुक्त करते हैं ; 
अर्थात् : 
क्र . सं. अधिकारी का नाम कार्यभार की तिथि 

पदनाम 
श्री / श्रीमती/ कु . 
मुरली मनोहर 17 - 09 - 2013 

मूल्य संवर्धित कर निरीक्षक 
गिरधारी सिंह 14 -11 -2013 

मूल्य संवर्धित कर निरीक्षक 


No. F. 3 (14 )/Fin . ( T & E )/2009 - 10 /dsV1/67. - In exercise of the powers conferred by clause (a ) of 
sub -section (2 ) of Section 66 of the Delhi Value Added Tax Act , 2004 (DelhiAct 3 of 2005 ),read with rule 47 of the Delhi Value 
Added Tax Rules, 2005 , the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint the following 
officers,with effect from the date of assumption of charge to assist the Commissioner of Value Added Tax , Government of 
National Capital Territory of Delhi, in the administration of the said Act, namely : 


Appointed as 


Name of the Officer 

Sh ./Smt./Ms. 


Date of physical 
joining in DT & T 


No . 


Murli Manohar 
Girdhari Singh 


17 -09-2013 
14- 11 -2013 


Value Added Tax Inspector 
Value Added Tax Inspector 


सं. फा . 12 ( 4) / वित्त ( राज.- 1 )/ 2013 - 14 / डी एस - VI / 75. — दिल्ली विलासिता कर अधिनियम , 1996 ( 1996 का दिल्ली 
अधिनियम 10 ) की धारा 22 की उप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र , दिल्ली के उपराज्यपाल , इस बात 
से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में समीचीन है , राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में 6 जनवरी , 2014 को आने वाले और 10 जनवरी , 
2014 को प्रस्थान करने वाले निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा 06 जनवरी से 10 जनवरी , 2014 ( पांच दिन ) के दौरान होटलों में उपलब्ध कराई गई 
सुख - सुविधाओं पर विलासिता कर के भुगतान से छूट प्रदान करते हैं : - 

प्रवासी भारतीय कार्यकलाप मंत्रालय , भारत सरकार द्वारा दिनांक 7- 9 जनवरी, 2014 के दौरान नई दिल्ली में आयोजित प्रवासी भारतीय 
( पीबीडी ), 2014 के प्रतिनिधि/ प्रतिभागी । 

छूट निम्न शर्तों के अनुसार दी गई है : 


1. प्रवासी भारतीय कार्यकलाप मंत्रालय , भारत सरकार विलासिता कर विभाग , राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र , दिल्ली सरकार को प्रवासी भारतीय 
दिवस - 2014 के लिये होटल अनुसार कमरा अनुसार, रहने की अवधि , कमरे का प्रकार तथा प्रवासी भारतीय दिवस - 2014 के समाप्त 
होने के पश्चात् होटल द्वारा लिये गए प्रभार के अनुसार प्रतिनिधियों/ प्रतिभागियों की सूची उपलब्ध कराएगा । 


2. प्रवासी भारतीय कार्यकलाप मंत्रालय , भारत सरकार , प्रवासी भारतीय दिवस - 2014 के लिये होटल अनुसार , कमरा अनुसार , रहने की 

अवधि , कमरे का प्रकार तथा इस अधिसूचना द्वारा छूट के लिये प्रभार पात्रता के अनुसार प्रतिनिधियों/ प्रतिभागियों की सूची सहित 
संबंधित होटलों के लिये प्रमाण- पत्र जारी करेगा । 


3. संबंधित होटल , प्रवासी भारतीय कार्यकलाप मंत्रालय , भारत सरकार द्वारा जारी उपरोक्त सूची सहित प्रमाण - पत्र तथा होटलों द्वारा वसूले 

गए बिलों की प्रतियां जनवरी , 2014 माह के लिये प्रपत्र - 8 में उनके विलासिता करविवरणी सहित होटल द्वारा मांगे गए बिलों की प्रतियां 
संलग्न करेंगे । संबंधित होटल इस अधिसूचना के आधार पर विलासिता कर के भुगतान से छूट का दावा करते समय प्रवासी भारतीय 


PART IV ) 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


दिवस , 2014 में सम्मिलित होने वाले प्रतिनिधियों/ प्रतिभागियों को उपलब्ध कराये गये आवास पर दिल्ली विलासिता कर नियमावली , 
1996 के अधीन यथानिर्धारित प्रपत्र - 8 के कॉलम 1 ( ख ) में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों/ प्रतिभागियों को उपलब्ध कराए गये आवास 
संबंधी सकल बिक्री भी प्रस्तुत करेंगे । 


राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल 

के आदेश से तथा उनके नाम पर , 

Thorso HR , 34 Haq - VI (FTI ) 
No. F. 12 (4 )/ Fin . (Rev. 1/2013 - 14 /dsV1/75 .- - In exercise of the powers conferred by sub -section (1 ) of 
Section 22 of the Delhi Tax on Luxuries Act, 1996 , (Delhi Act 10 of 1996 ), the Lt. Governor of National Capital 
Territory of Delhi, being satisfied that it is necessary to do so in the public interest, hereby, exempts from payment ofLuxury 
Tax on the Luxuries to be provided in the Hotels during their stay from 6th January to 10th January , 2014 by the following 
persons with check in on the 6th January , 2014 and check out on the 10th January , 2014 ( five days) in the National Capital 
Territory of Delhi : 


Delegates/Participants of Pravasi Bharatiya Divas (PBD ), 2014 , to be organized in New Delhi during 7th to 9th 
January , 2014 by the Ministry ofOverseas Indian Affairs, Government of India . 


The exemption is granted subject to the following conditions; 


1. The Ministry of Overseas Indian Affairs , Government of India shall provide to the Department of Luxury Tax , 

Government ofNCT of Delhi the list of delegates/participants for the PBD , 2014 hotel wise and room wise , duration 

of stay, type ofroom and tariff charged by the hotel after the completion ofPBD , 2014 
2. The Ministry ofOverseas Indian Affairs, Government of India shall issue certificates to respective hotels along with 

the list of delegates/participants for the PBD , 2014 hotelwise and room wise, duration of stay, type ofroom and tariff 

entitled for exemption by this notification . 
3. The respective hotels in turn shall enclose the certificates along with the aforesaid list issued by theMinistry of 

Overseas Indian Affairs, Government of India and the copies of the bills raised by the hotels with their luxury tax 
returns in Form - 8 for the month of January , 2014 . The respective hotels shall also furnish the turnover on 
accommodation provided to the delegates/participants attending the PBD , 2014 in column 1( B ) ofForm -8 as prescribed 
under Delhi Tax on Luxuries Rules, 1996 for the month of January, 2014 while claiming exemption from payment of 
luxury tax on the basis of this notification . 

By Order and in the Name of the Lt. Governor 

of National Capital Territory of Delhi, 
RAVINDER KUMAR, Dy. Secy.- VI ( Finance) 


Printed by the Manager , Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


